निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 329) पटना , बुधवार , 26 अप्रील 2017 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना- 800001 


अधिसूचना 

28 अक्तूबर 2016 
सं0 2163 – मुजफ्फरपुर नगर में अवस्थित विख्यात गरीब नाथ मदिर एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , 
जिसके सुचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक - 1777 दिनांक - 04.07.06 द्वारा 
अधिनियम की धारा - 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया 
था । इसकी कार्यवधि की समाप्ति के पश्चात् पर्षदीय आदेश पत्रांक - 606 दिनांक 07. 07 . 2011 द्वारा उक्त योजना के 
कार्यान्वयन हेतु पुनः 05 वर्षों के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य काल पूरा हो जाने के 
बाद पर्षदीय आदेश पत्रांक - 1102 दिनांक 06. 07 . 16 द्वारा न्यास समिति का कार्य काल तीन माह या नई समिति के 
गठन तक अर्थात इनमें से जो पहले हो , तक के लिए विस्तारित किया गया था , जो पूरा हो गया है । 

चूँकि पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक - 1777 दिनांक 04 .07. 06 द्वारा निरूपित योजना के संचालन हेतु पर्षदीय 
आदेश पत्रांक - 606 दिनांक 07.07. 11 द्वारा गठित न्यास समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः उक्त अधिसूचना 
द्वारा निरूपित योजना के संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक हो गया है । अतः उक्त योजना के क्रियान्वयन 
एवं संचालन हेतु ग्यारह व्यक्तियों की एक न्यास समिति गठित की जाती है, जिसका कार्यकाल आदेश की तिथि से 
पाँच वर्षों का होगा । पूर्व अधिसूचित योजना में वर्णित नियम एवं शर्ते पूर्ववत् लागू रहेगी । 

1. श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय ( नामतः)( ए0 डी0 जी0 पी0)(निवर्तमान अध्यक्ष) - अध्यक्ष 
2. श्री एन0 के0 सिन्हा (निवर्तमान सचिव ) 

सचिव 


कोषाध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण) , 26 अप्रील 2017 
3. श्री पुरेन्द्र प्रसाद ( अवकाश प्राप्त, आयकर पदाधिकारी ) पे० 

स्व0 शिव शंकर प्रसाद, मु० -सिकन्दरपुर, पुराना राधादेवी 

स्कूल के पास, मुजफ्फरपुर 
4. जिलाधिकारी द्वारा मनोनित एक अधिकारी 
5. श्रीमती इन्दु सिन्हा , निवर्तमान सदस्य 
6. श्री सुरेश चाचान 
7. डा0 सुरेन्द्र कुमार मु० - आर0 के0 पुरम , आर0 के आश्रम 

बेला रोड, मुजफ्फरपुर 
8. श्री गोपाल फलक (निवर्तमान सदस्य ) 
9. श्री संजय पंकज 
10 . श्री अनिल कुमार धवन पे0 श्री राजाराम पासवान , 
____ मु०–मिठनपुरा चौक , थाना - मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर 
11. श्री अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला पे0 श्री हेमन्त कुमार 

शुक्ला, निवास स्थान इन्दु निवास, सकेतपुरी बीबीगंज , 

भागवानपुर, मुजफ्फरपुर 
सभी - जिला मुजफ्फरपुर | 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


आदेश से , 


संजय कुमार, 


प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329 -571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


